NON 

सत्यमेव जयते 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 श्रावण 1944 ( श ० ) 
( सं ० पटना 597 ) पटना , बुधवार , 10 अगस्त 2022 

निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 
29 जुलाई 2022 

सं ० ई2-2-03 / 2021-103 श्री बिपिन कुमार , अवर निर्वाचन पदाधिकारी , सीतामढ़ी सदर अपने कार्यों के अतिरिक्त उप निर्वाचन 
पदाधिकारी , सीतामढ़ी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । इसी प्रकार श्री शशि प्रकाश राय , अवर निर्वाचन पदाधिकारी , हथुआ गोपालगंज अपने 
कार्यों के अतिरिक्त उप निर्वाचन पदाधिकारी , गोपालगंज के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । उप निर्वाचन पदाधिकारी , सीतामढ़ी एवं गोपालगंज के 
पद पर नियमित पदस्थापन होने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

बिहार गजट ( असाधारण ) 597-571 + 25- डी ० टी ० पी ० 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


